निबंधन संख्या पी0टी0 -40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 642 ) 


12 अग्रहायण 1934 ( NO ) 
पटना , सोमवार , 3 दिसम्बर 2012 


योजना एवं विकास विभाग 


अधिसूचना 
30 नवम्बर 2012 


सं0 यो04 / पी0पी0पी0 - 1 / 2012 - 4719 / यो0वि0वि0 - जन निजी भागीदारी अंतर्गत योजनाओं को ग्यारहवीं 
पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया गया था । 12वीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र में इसको प्राथमिकता दी गई 
है । इसके लिए पूर्व में ही राज्य सरकार द्वारा आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार का गठन किया जा चुका है । 

इस कार्यक्रम अंतर्गत योजनाओं की स्वीकृति की प्रक्रिया पर राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरांत मुख्य 
सचिव की अध्यक्षता में प्राधिकृत समिति का गठन निम्नवत किया गया है : 
(i ) मुख्य सचिव, बिहार 

अध्यक्ष 
विकास आयुक्त, बिहार 

उपाध्यक्ष 
(iii ) प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग , बिहार 

सदस्य 
( iv ) प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार 

सदस्य 
प्रधान सचिव , वित्त विभाग , बिहार 

सदस्य 


( V ) 


सदस्य 


प्रधान सचिव / सचिव / प्रबंध निदेशक / संबंधित 
विभाग / निगम , बिहार 
प्रबंध निदेशक , आधारभूत सरंचना विकास प्राधिकार, 
बिहार 


( vii ) 


सदस्य सचिव 


बिहार गजट ( असाधारण), 3 दिसम्बर 2012 
जन निजी भागीदारी से संबंधित परियोजनाओं के दस्तावेजों पर उपर्युक्त प्राधिकृत समिति के विचार एवं 
अनुशंसा करने के पश्चात् ही मंत्रिपरिषद् के अनुमोदनार्थ प्रस्ताव भेजा जायेगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

विजय प्रकाश, 
सरकार के प्रधान सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 642-571+ 10 -डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic . in 


